रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.-33004/ 99 


. 


i 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PARTI Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2021 
No. 202 ] 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2002 / वैशाख 12 , 1924 
NEW DELHI, THURSDAY ,MAY 2 , 2002 /VAISAKHA 12 , 1924 , 


पोत परिवहन मंत्रालय 


( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 मई, 2002 
सा. का.नि . 319 ( अ). -- केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा (1 ) के साथ पठित 
धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना 
के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी ( छुट्टी यात्रा रियायत ) संशोधन विनियम 2002 का अनुमोदन करती है । 

[ मिसिल सं. पी. आर. 12016/ 59/ 2000 - पीई - 1 ] . 


आर. के . जैन, संयुक्त सचिव 
विशाखापट्टणम पोर्ट कर्मचारी ( छुट्टी यात्रा रियायत ) विनियम, 2002 

अनुसूची 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट का 
न्यासी मंडल, विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( छु. या. रि. ) विनियम , 1993 को संशोधित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केन्द्र 
सरकार के अनुमोदन के शर्त पर निम्नलिखित विनियम बनाता है : 
1. लघु शीर्ष और प्रारम्भ : 

( क ) ये विनियम विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी ( छुट्टी यात्रा रियायत ) संशोधन विनियम 2002 कहे जायेंगे । 
( ख ) उक्त संशोधित विनियम वेतन पुनरीक्षण/ मजदूरी पुनरीक्षण के कारण श्रेणी-I और II अधिकारियों के लिए 10 - 01 - 2000 से तथा 

श्रेणी - III और IV कर्मचारियों के लिए 01 - 01 - 1998 से लागू होंगी । 


स्पष्टीकरण : यह बताया गया है कि उसमें दिये गये पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा । 


1415 GI/ 2002 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


. [ PART II --- SEC. 3 (i)] 


- 


- 


NA 


नोट : इस मामले की परिस्थिति में जब छु. या.रि. अग्रिम पहले ही लिया जा चुका हो और यात्रा पूरी हो चुकी हो, तो परिशोधित दरें लागू 
नहीं होंगे और किसी भी हालत में पुराने मामलों पर फिर से विचार नहीं किया जाएगा । 

2. विनियम 13 के खण्ड - 1 को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाये : 
हकदारी : ( 1 ) रेल से यात्रा : छुट्टी यात्रा रियायत के अंतर्गत रेल से यात्रा करने के लिए विविध आबंटन का अधिकार निम्नानुसार है : 
( i ) रु. १,000 और उससे अधिक परन्तु II ए. सी . 2 टायर स्लीपर, 1 श्रेणी/ ए. सी. 3 टायर सामान्य गाड़ियों में तथा 2 

रु. 12,000 से कम वेतन वाले .. ए. सी . 2 टायर स्लीपर राजधानी में तथा शताब्दी एक्सप्रेस में ए. सी. चैयर कार । 

कर्मचारियों के लिए । 
( i) रु. 5,000 और उससे अधिक परन्तु 1 श्रेणी, ए. सी . 3 टायर स्लीपर , ए. सी. चैयर कार सामान्य गाड़ियों में । 

रु. १, 000 से कम घेतन पाने वाले । 

नोट : ( क ) लघुतम सीधे मार्ग से संबंधित स्टेशन को जुड़ने वाले किसी भी रेल में उक्त किसी भी श्रेणी में स्थान व्यवस्था नहीं होने पर , 
कर्मचारी ए. सी . 2 टायर, से यात्रा कर सकता है । 

नोट : ( ख ) राजधानी / शताब्दी रेलों में यात्रा करने के दावे को तभी अनुमति दिया जाएगा जहां वास्तव में इन गाड़ियों से यात्रा करना है । 
यात्रा का दोनों अंत सीधे शताब्दी/ राजधानी गाड़ियों से संबंधित होना चाहिए । 

( iii ) कर्मचारी जिनका वेतन प्रति माह सामान्य गाड़ियों में 2 श्रेणी स्लीपर । 

रु . 5, 000 से कम है । 
पाद नोट : वि. पो. ट्र. कर्मचारी ( छु. या. रि. ) विनियम, 1993 का प्रधान विनियम जल भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया, अधिसूचना 

सं . सा . का. नि . 558 ( अ ), दि . 17 - 08 - 1993 देखें बाद में अधिसूचना को सा. का . नि. सं. 623 ( अ ), दि . 06 - 09 - 1999 द्वारा संशोधित 
किया गया । 

MINISTRY OF SHIPPING 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 2nd May, 2002 
G. S . R. 319 ( E) : - In exercise of the powers conferred by sub -section (i) of Section 124, read with sub- section 
(1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ), the Central Government hereby approves the 
Visakhapatnam Port Trust Employees (Leave Travel Concession ) Amendment Regulations, 2002 made by the Board of 
Trustees of Port of the Visakhapatnam as set out in the schedule annexed to this Notification . 

2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official 
Gazette. 


[ F. No. PR- 12016/ 59/ 2000 - PE- 1 ] 


R .K . JAIN , Jt. Socy. 


VISAKHAPATNAM PORT TRUST EMPLOYEES (LEAVE TRAVEL CONCESSION 

AMENDMENT- REGULATIONS, 2002 

SCHEDULE 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (Act 38 of 1963) , the 
Board of Trustees of the Port of Visakhapatnam hereby makes the following Regulations further to amend the VPTE 
( LTC) Regulations , 1993 subject to the approval of the Central Government under Section 124 of the said Act. 

1. Short title and commencement : 
(a ) These Regulations may be called the Visakhapatnam Port Trust Employees (Leave Travel Concession ) 
___ Amendment Regulations, 2002. 
( b ) The said Amendment Regulations shall be effective from 10 - 1 -2000 for Class -I and II Officers and from 

1- 1 - 1998 for Class-III and IV employees due to Pay revision /Wage rovision agreement. 
Explanation : It is stated that no one is likely to be affected adversely as a result of retrospective effect given thereto . 


[ TT II - GE 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTE : In the circumstances of this case, where the L . T. C . advances have already been drawn and journey completed , 

the revised rates will not be made applicable and under no circumstances past cases will be reopened . 
2. Clause 1 of Regulation 13, may be substituted with the following : 

Entitlement : (1) Journey by Rail : For travel by train under leave travel concession , entitlement to difference 
classes of accommodation shall be as under : 

(1) Employees in respect of Pay of 2nd A . C 2 tier sleeper / 1st Class / A . C . 3 tier in normal 

Rs. 9 ,000 and above but below trains and 2nd A . C . 2 tier sleeper in Rajadhani and A .C . 
Rs. 12 ,000 

Chair Car in Shatabdi express. 
(i ) Employees in respect of Pay of Ist Class / A . C . 3 Tier Sleeper /A .C . Chair Car in normal . 

Rs. 5,000 and above but below trains 
Rs. 9 ,000 


NOTE : 


Where none of the classes of accommodation is provided in any train connecting the concerned 
stations by the direct shortest route the employee may travel by A . C . Two tier. 
Claim for travel by Rajdhani/Shatabdi trains will be allowed only where journeys is actually 
undertaken by these trains. Both ends of journey should be directly connected by Shatabdi /Rajdhani 
trains. 
Employees in respect of pay of less Second Class sleeper in normal trains 

than Rs 5, 000 per annum , 
The Principal Regulations of the VPTE (LTC ) Regulations, 1993 have been approved by the Ministry of 
Surface Transport (Ports Wing ) vide thcir notification No . G . S.R . 558 (E ), dated 17 -8 - 1993 and 
subscquently amended as notification , as G .S .R . No. 623 ( E ), dated 6 - 9 - 1999 


(ü ) 


Foot Note : 


Printed by the Manager, Govt. of India Pow , Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolhi- 110054 . 


